than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 5 श्रावण , 19 37 ( श०) 
संख्या 6 14 राँची, रविवार 

16 अगस्त, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

____ 11 अगस्त, 20 15 
संख्या- 4/ पद0- 02 - 01 / 2014 का . 7239 --विभागीय अधिसूचना संख्या- 6939 से 6953 के द्वारा 
कार्यपालक दण्डाधिकारी को संबंधित जिला में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के रिक्त पदों 
पर पदस्थापन हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सेवा सौंपी गई 
है । 

उक्त विभागीय अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए संबंधित कार्यपालक दण्डाधिकारी की 
सेवा विभिन्न जिला अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , अंचल अधिकारी के रिक्त पदों पर पदस्थापन 
हेतु सेवा ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपी जाती है । 

पूर्व में निर्गत एतद् सम्बन्धी संदर्भित अधिसूचनाएं इस हद तक संशोधित समझी जायेंगी तथा 
उक्त अधिसूचनाओं के शेष अंश यथावत रहेंगे। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 6 14 – 50 | 


